HOTOM 


AND 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र , 1938 ( श० ) 


संख्या- 715 राँची, सोमवार , 


18 सितम्बर , 2017 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
( शुद्धि पत्र ) 
26 जुलाई , 2017 


संख्या- 3/ पद - 01 (क)-06 / 2015 का - 8405 -- श्री सत्य प्रकाश, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 852 / 03, गृह जिला - राँची ) 
के अनुमण्डल पदाधिकारी , चैनपुर ( गुमला ) के पद पर पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या - 7932 दिनांक 
11 जुलाई , 2017 में “जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा “ के स्थान पर “जिला पंचायत राज 
पदाधिकारी , साहेबगंज " पढ़ा जाय । 

2. उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
3. उक्त अधिसूचना का शेष अंश यथावत रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 715-- 50 


